रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/ 93 


REGD. NO . D . L.-33004 / 93 


N 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


1 शालय 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - 3 - उप- खण्ड ( i) 
PART II - - Section 3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार प्रकासित 
PUBLISHED NY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 1071 
No. 107 


नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 1093/ चैत्र 3, 1015 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MARCH 24, 1993 /CHAITRA 3, 1915 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रवाना सके 
Preparate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


( क ) " अधिनियम " में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी 

पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) अभि 

प्रेत है ; 
( ख ) “ प्ररूप " से इस आदेश से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है , 
( ग ) “नियंत्रित पदार्थ " से अधिनियम की धारा 

खंड ( VIIक ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा 
घोषित कोई पदार्थ अभिप्रेत है । 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
म्यापक नियंत्रण ब्यूरो 

आदेश 
नई दिल्ली , 24, मार्च, 1993 
सा . का . नि : 295 ( अ ) : - - केन्द्रीय सरकार की यह राय 
होने पर कि स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उत्पादन 
या विनिर्माण में नियंत्रित पदार्थ के उपयोग का ध्यान रखते 
हुए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वह 
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी प्रदार्थ अधिनियम , 1985 
( 1985 का 61 ) की धाग 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए , निम्नलिखित ग्रादेश करती है, --- 
____ 1. संक्षिप्त नाग और प्रारम्भ:---- ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त 
नाम स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थ ) 
का विनियमन आदेश , 1993 है । 

( 2 ) यह 15 अप्रैल , 1993 को प्रवृत्त होगा । 

2. परिभाषाएं ---- ( 1 ) इस आदेश में , जब तक कि मंदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो , 


( 2 ) इसमें प्रयुक्त शब्द और पदों का जो परिभाषित 
नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो 
उनका है । 


( 3 ) नियंत्रित पदार्थ का विनिर्माण , वितरण, विक्रय , 
सायात, निर्यात और उपभोगः----- ( 1 ) कोई व्यक्ति , जो किसी 
नियंत्रित पदार्थ का विनिर्माण या वितरण या विक्रय या आयात 
या निर्यात या उपभोग करता है, यथास्थिति , प्ररूप 1 या 
प्ररूप 2 में अपने क्रियाकलापों का दैनिक लेखा रखेगा । उसके 
क्रियाकलापों का अभिलेख रजिस्टर में अलिम प्रविष्टि की 
तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित होगा । 


73391 / 93 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. [ PART II - SEC. 3(1)] 


. ( 2 ) वह महानिदेशक , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो , विंग सं . संव्यवहार में नियंत्रित पदार्थ का विक्रय करता है ऐसा विक्रय 
5, वैस्ट ब्लाक ---- 1, प्रार . के . पुरम , नई दिल्ली - 110066 . .. केवल तभी करेगा जब नेता ने किसी विधि के अधीन औद्यो 
को अपने नियंत्रण के अधीन किसी नियंत्रित पदार्थ की हानि या । .. गिक अनुज्ञप्ति या किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जैसें दस्तावेजों 
गायब हो जाने के बारे में तुरंत रिपोर्ट करेगा । 

को या किसी अन्य समरूप दस्तावेज को जो उसकी पहचान 

को साबित करता है पेश करके अपनी पहचान साबित की है 
4. नियंत्रित पदार्थ का परिवहन: --- ( 1 ) नियंत्रित पदार्थ का . .. 

प्रयोजन की जिसके लिए नियंत्रित पदार्थ का क्रय 
परेषण एक स्थान से दूसरे स्थान को तभी ले जाया जाएगा किया जा रहा 

की भी 
जब उभके साथ प्ररूप 3 में एक परेषण मोट हो । . . . . . . 

8, निर्यात या पायात के लिए परेषणों का लेबल करना: -- 
( 2 ) परेषण नोट तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा । 

प्रत्येक प्राधान या पात्र जिसमें निर्यात के लिए परेषण में 
परेषण नोट की मूल तथा दुसरी प्रतियां परेषण के साथ 

. या ऐसा कोई किसी परेषण में जिसका आयात किया जाता है , 
परेषिती को भेजी जाएंगी जो मल तथा दूसरी प्रतियों पर 

* कोई नियंत्रत पदार्थ है प्रमुख रूप से लेबल किया जाएगा 
. अपने द्वारा प्राप्त मात्रा की विशिष्टियों का पृष्ठांकन करने के 

जिस पर नियंत्रित पदार्थ का नाम और मात्रा के ब्यौरे, 
पश्चात् दूसरी प्रति को परेषक द्वारा रखने के लिए उसे वापस 

निर्यातकर्ता और आयातकर्ता तथा परेषिती यदि कोई है, 
कर देगा । 

का नाम और पता दिया जाएगा । नियंत्रित पदार्थ के आयात 
( 3 ) परेषक, परेषण नोट की दूसरी प्रति पर उपदर्शित 

या निर्यात से संबंधित दस्तावेज जैसे की बीजक . स्थोरा 
नियंत्रित पदार्थ की प्राप्ति का निदेश करते हुए , परेषण नोट 

मेनिफेस्ट सीमाशुल्क परिवहन और पोतं परिवहन दस्तावेजों 
की तीसरी प्रति पर आवश्यक प्रविष्टियां करेगा । 

में ब्यौरे दिए जाएंगे जैसे कि नियंत्रित पदार्थ का नाम उसकी 

मात्रा और परेषिती निर्यातकर्ता और आयातकर्ता का नाम 
( 4 ) ऐसे नियंत्रित पदार्थ के , जो भारत में आयात किया . और पता और ये दस्तावेज दो वर्ष की अवधि के लिए परिक्षित 
गया है, किसी परेषण की दशा में , ऐसे परेषण के साथ , उसके किए जाएंगे । 
प्रवेश के पत्तन से , यथास्थिति , आयातकर्ता या उपभोक्ता के 
किसी भांडागार या कारखाने या कारबार के स्थापन या 

7. विवरणियों का फाइल किया जाना : - - ( 1 ) इस आदेश 
परिसर तक प्रवेश पत्र होगा । 

के खंड 3 में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति यथास्थिति प्ररूप 4 या 

प्ररूप 5 में संबंधित उपनिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को , 
( 5 ) यथास्थिति परेषण नोट या प्रवेश पत्र को यथा 

. जिसका पता प्ररूप में दिया गया है एक तिमाही विवरणी 
स्थिति परेषक और फ्रेषिती या प्रायातकर्ता द्वारा दो वर्ष 

रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा । इस प्रयोजन के लिए तिमाहियां 
की अवधि के लिए परिरक्षित रखा जाएगा । 

जनवरी से मार्च अप्रैल से जून , जुलाई से सितंबर और 

अक्तूबर से दिसंबर होंगी । यह विवरणी तिमाही के पश्चात 
( 6 ) कोई भी परिवहन कर्ता परेषण नोट या प्रवेश वर्ती मास के अन्तिम दिन के पूर्व प्रेषित की जाएगी । 
पत्र के बिना नियंत्रित पदार्थ का परेषण नहीं ले जाएगा । .. . . 
. ( 7 ) परिवहन कर्ता यथास्थिति परेषण नोट या प्रवेश - ( 2 ) ऐसे विद्यालय , महाविद्यालय ,विश्वविद्यालय , सरकारी 
पत्र, को इस खंड के अधीन प्राधिकृत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , या स्वायत्त संस्थाएं रजिस्ट्रीकृत वैज्ञानिक सोसाइटियां और 
स्वापक सीमा शुल्क राजस्व सूचना के विभाग या केन्द्रीय . . अस्पताल जो शैषणिक , वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक 
सरकार के किसी अन्य विभाग या सीमा सुरक्षा बल के विभाग , . प्रयोजनों के लिए नियंत्रित पदार्थ का प्रयोग करते हैं, खंड 3 
जिसें इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय . . के अधीन विहित रूप में अभिलेख रखने से और इस खंड 
सरकार द्वारा सशक्त करे के किसी अधिकारी द्वारा ( जो . . के अधीन विहित रूप में विवरणियां भेजने में ही केवल 
चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति में वरिष्ठ अधिकारी छूट प्राप्त होंगे । किन्तु वे इस आदेश के अन्य उपबंधों का 
है ) या राज्य सरकार जिसके अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र का अनुपालन करेंगे । 
प्रशासन भी है के राजस्व ओषधि नियंत्रण उत्पाद शुल्क , 
पुलिस या किसी अन्य विभाग के किसी अधिकारी द्वारा . ( 3 ) वे व्यक्ति जिन्हें इस खंड के अधीन तिमाही 
( जो चपरासी , सिपाही कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधि - . . . विवरणियां भेजनी हैं यथास्थिति प्ररूप 4 थारूप : 5 में 
कारी है ) जिसे राज्य सरकार जिसके अन्तर्गत संघ राज्य संबंधित उपनिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जिसका पता प्ररूप 
क्षेत्र प्रशासन है के साधारण या विशेष प्रादेश द्वारा इस में दिया गया है को 15 मई, 1993 तक अपने कब्जे में 
निमित्त सशक्त किया गया है अपेक्षा किए जाने पर पेश 15 अप्रैल 1993 को नियंत्रित पदार्थ के स्टाक के प्रारम्भिक 
करेगा । 

अतिशेष के बारे में सूचना देंगे । 


राज्य 


5. नियंत्रित पदार्थ का थोक विक्रय : -- कोई व्यक्ति जो . 
किसी त्रेता को एक सौ किलोग्राम और उससे अधिक के 


. पहली नियमित विवरणी 15 अप्रैल , 1993 से 30 जून , 
1993 तक की अवधि के लिए भेजनी है । 


[ भाग II ---- खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्न : असाधारण 


प्ररूप 1 


नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण का रजिस्टर 


( खंड 3 देखिए ) 


MN 


नारीख : 

नियंत्रित पदार्थ का नाम 
दिन के प्रारम्भ पर विनिर्मित पदार्थ कारखाने के बाहर भेजी गई नियंत्रित पदार्थ की मान्ना के ब्यौरे कारखाने के बाहर दिन की समाप्ति उठाई, पराई में 
हस्तगत मात्रा की माना 

- ~~ - भेजी गई कुल पर हस्तगत माता हुई हानि , यदि 
क्रम मं . भेजी गई किसे भजी गई ( व्यक्ति का माना 

कोई है 
माना नाम और पता तथा परिसर की 

अवस्थिति दी जाए ) 
-- . - . - - - - - --- - - - -- - .. - . - - - - - - - - - -- 


नोर 1. माना किलोग्राम में उपदशित की जाएगी । 


2. यह अभिलख दिन - प्रति दिन के आधार पर रखा जाएगा और प्रविष्टियां काम के लिए स्थापन के खुलने के प्रत्येक दिन के लिए की जाएंगी चाहे कोई 
संव्यवहार हुआ हो या नहीं और प्रविष्टियां दिन की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक दिन के लिए पूरी की जाएंगी और कारखाने का भारसाधक प्रविष्टियों के 

पश्चात् आद्यक्षर करेगा । जिस्टर के पृष्ठों पर निरंतर संख्या होगी । 
3. यदि एक से अधिक नियंत्रित पदार्थ में संव्यवहार किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक पदार्थ के लिए पृथक रजिस्टर रखे जाएंगे । 


प्ररूप -- - 2 


नियंत्रित पदार्थ के उपभोग, विक्रय , पायात या निर्यात का जिस्टर 


( खंड 3 देखिए ) 


तारीख 


नियंत्रित पदार्थ का नाम 


- 


- 


दिन के प्रारम्भ प्राप्त पदार्थ की मात्रा के ब्यौरे 

विरित/विक्रय की गई/निर्यातित/ आयातित / उपभोग किए गए दिन की 
पर हस्तगत - -- - पदार्थ की माला के ब्यौरे 

समाप्ति पर 
माना क्र . सं . माना किससे प्राप्त की परेपण नोट/प्रवेश पत्र --- - -------- 

- - - हस्तगत माना 
( व्यक्ति का नाम और पत्न सं . क्र . सं . माता किसे विक्रय की गई / परेषण नोट 
पता दिया जाए ) 

भेजी गई । किस द्वारा या प्रेषण 
उपभोग की गई स्लिप संख्या 
( व्यक्ति का नाम और 
पना तथा परिसर की 
अवस्थिति दी जाए ) 


नोटर : 1. माना किलोग्राम में उपदर्शित की जाएगी । 


2. यह अभिलेख दिन- प्रति -दिन के आधार पर रखा जाएगा और प्रविष्टियां काम के लिए स्थापन के खुलने के प्रत्येक दिन के लिए की जाएंगी चाहे कोई 

संव्यवहार हुआ हो या नहीं और प्रविष्टियां दिन की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक दिन के लिए पूरी की जाएंगी और भारसाधक प्रविष्टियों के पश्चात् 
आद्यक्षर करेगा । रजिस्टर के पृष्ठों पर निरंतर संख्या होगी । 


3. यदि एक से अधिक नियंधित पदार्थ में संव्यवहार किया जाता है तो एसे प्रत्येक पदार्थ के लिए पृथक रजिस्टर रखे जाएंगे । 


4. जो लागू न हो उसे काट दें । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 360 


। 


परेण नोट 


(निर्वाचित पदार्थ के परेषण के साथ होना चाहिए ) 


. . . . .... 


परेषण के प्रेम की तारीख 
और समय . . 


1. परेपक ( विनिर्माता, पहारी, वितरक यामाकासकर्ता) का . 
. माम और पता . . . 


2. पक्तिी ( विनिर्माता, व्यवहारी वितरक वा निर्यातकर्ता) का 

नाम और पता 


3. पोषिती की फैन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
रजिस्ट्रीकरण संख्या या विक्रय कर 
जिस्ट्रीकरण सं . या व्यक्तिगत लेखा सं . ( पापकर ) मा दुकान और मागायक 
स्थापन अधिनियम के अधीन निस्ट्रीकरण सं . या उद्योग विभाग द्वारा दी गई 
रजिस्ट्रीकरण सं. यदि कोई हो 
4. परेषण का वर्णन और मावा 


नियंत्रित पदार्थ की विशिष्टियां 


पैकों की सं . 


माना 


सकल भार 


शद्ध भार 


5. परिवहन का बंग (परिवहन कर्ता की विविष्टियां, यान की रजिस्ट्रीकरण सं ., रेल रसीव , यदि परिवहन रेल 

गा माल परिवहन , यदि कोई हो , द्वारा किया गया है ) 


परेषक के तारीब सहित 


- 


. " 


. . . 


मोट : 


( पष्ट पनरों में नाम ) 
6. परोपती बारा प्राति की तारीख और समम और उसकी टिप्पणियां 

परेषिती के हस्ताक्षर और .. . . . 
" उसकी टिप्पणिया . . . . 

. . . . 
(1) मह परेषण नोट वार्षिक आधार पर क्रमानुसार संख्यांकित होना चाहिए । 
( 2) परेषक को परेषन नौट की प्रत्येक पुस्तक के ऊपर के पृष्ठ पर एक प्रमाणपत्र भर्भािलश्चित करना चाहिए जिसमें परेवा नोट पुस्तक में अन्तर्विष्ट 

पृष्ठों की संख्या उपदर्शित हो । 
(३) प्रयोग किए गए का इस समय प्रयोग किए जा रहे परेषण नोटों से मुक्त पुस्तके प्राधिकृत अधिकारी के समका, जब कभी वे मांगी जाएं, प्रस्तुत 

की जाएंगी । 


1 


. 


[ भाग II -- खण्ड 3 (i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्ररूप 4 
नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण की तिमाही विवरणी 

( बंड 7 देखिए ) 
. . . . को समाप्त होने वाली तिमाही को बिबरणी 


1. विनिर्माता का नाम 


2 . पता 


3. नियंधित पदार्थ का नाम 
1. तिमाही के प्रारम्भ पर नियंत्रित पदार्थ का प्रारंभिक प्रतिशेष : 
5. विनिर्माण और विक्रय के ब्यौरे 

विनिर्माण 


तारीख 


मात्रा 


तारीख 


विक्रय 
किसे विक्रय किया गया ( व्यक्ति का 
नाम और पता तथा परिसर की 
अवस्थिति ) 


परेणण नोट सं . 


माता 


योग 


योग 
6. तिमाही के अन्त में अन्त अतिशेष 


- 


- 


प्रमाणित किया जाता कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और सुसंगत अभिलेख मेरे ( हमारे पास उपलम्य हैं ) 


हस्ताक्षर : 
नाम : 


पदनाम : 


तारीख 


नोट : 1. मावा किलोग्राम में उपदर्शित की जाए । 

2. प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृथक विवरणी भेजी जाएगी । 

3. यह विवरणी संबंधित उपनिदेशकम स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को, जिसका पता नीचे दिया गया है, भेजी जानी है : 
क्रम सं . वह क्षेत्र जिसके भीतर विनिर्माता, विक्रेता, वितरक, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता जिसे तिमाही विवरणी भेजी जानी है 

का कार्यालय या स्थापन है 


-- - - - - --- -- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - -- 


- - 


- - 


हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू -कश्मीर , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी 
राज्यक्षेत्र और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र । 


उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली जोनल यूनिट , 
विंग सं . 7, दूसरी मंजिल, वेस्ट ब्लाक - 1 , 
पआर . के . पुरम, नई दिल्ली - 110066 


राजस्थान राज्य 


उपनिदेशक , स्वापक नियंत्रण न्यूरो, जोधपुर जोनल यूनिट , 
सी --- 30, शास्त्री नगर जोधपुर ( राजस्थान ) 


उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य 


उपनिदेशक , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वाराणसी जोनल यूनिट , 
56 - -प्रशांतपुरी ( डी . आई. जी . कालोनी ) वाराणसी-2210022 
उपनिदेशक , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पूर्वी जोनल यनिट, 4/ 2 कराया 
रोड, तीसरी मंजिल , कलकत्ता - 700017 


अरूणाचल प्रदेश, आसाम , मणिपुर, मेघालय, मिजोरम , नागालैंड, उड़ीसा, 
सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप 
संघ राज्य क्षेत्र । 


5. 


गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश राज्य और दादरा और नागर हवेली तथा उपनिदेशक , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो , मुम्बई , जोनल यांनट , एक्सचेंज 
दमण और दोष संघ राज्य क्षेत्र 

बिल्डिंग तीसरी मंजिल , स्पाट रोड, बलार्ड एस्टेट , मुम्बई- 400058 


8. 


आंध्र प्रदेश, कर्नाटक , केरल और तमिलनाडु राज्य तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी उपनिदेशक , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दक्षिण जोनल यूनिट 21 और 
संघ राज्य क्षेत्र । 

2, गोपाल कृष्ण अय्यर रोड, टी नगर मद्रास- 600017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


नियंत्रित पदार्थ की प्राप्ति , पायात, विक्रय उपभोग - या , निर्यात की तिमाही विवरणों 

( खंड - 7 देथिए ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . को समान होने वाली तिमाही को विवरणो . . . 
1. विक्रेता, वितरक ,निर्यातकर्ता, पायातकर्ता या उपभोक्ता का नाम : . 
2. पता । 
३. नियंत्रित पदार्य का नाम 
4. तिमाही के प्रारम्भ पर नियंत्रित पदार्थ का आरंभिक अतिशेष 
5. उस माता के मारे जो प्राप्त और बेची गई, उपभोग या निर्यात की गई * 

विऋष, उपभोग या निर्यात 
तारीब किससे प्राप्त को परेषण नोट सं . प्राप्त मात्रा 

- तारीख किसे भेजी ( व्यक्ति का नाम परेषण नोट सं ./ भेजी या उपभोग 
( व्यक्ति का नाम प्रवेश पत्र सं . 

और पता ) तथा परिसर की प्रवेश पत्र सं . की गई माया 
और पता ) 

अवस्थिति 


- 


- - 


- 


- 


. . 


.. . .. ... 


- 


- 


योगः 
. 


योग : 


6 . तिमाही के सस में अन्त अतिशेष 


प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और सुसंगत अभिलेख मेरे ( हमारे पास उपलभ्य है ) 


हस्ताक्षर : 
नाम : 
पदनाम : 


तारीख . • • • • • 


1. माना किलोग्राम में उपदशित की जाए । 
2. प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृषक विवरणी भेजी जाएगी । 
३. * जो लागू न ही उसे काट दें । 

4. यह विवरणी संबंधित उपनिदेशक , स्पापक नियंत्रण ब्यूरो की , जिसका पता नीचे दिया गया है भेजी आनी है : 
क्रम सं . वह क्षेत्र जिसके भीतर विनिर्माता विक्रेता, वितरक , पायातकर्ता या 

जिसे तिमाही विवरणी भेजी जानी है 
निर्यातकर्ता का कार्यालय या स्थापन है 


- 


- - 


- 


- 


- 


हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , पंजाब और अम्मू -करमार राज्यं , दिल्ली राष्ट्रीय उपनिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली जोनल यूनिट विग सं . 
राजधानी राज्य क्षेत्र और चंडोम संघ राज्य लेखें । 

दूसरी मंजिल वेस्ट ब्लाक ----1, प्रार . के . पुस्म, नई दिल्ली-110066 
সংখল যায় 

उपनिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर, जोनल यूनिट , सी - 20, 
. 
. . 

. 

शास्त्री नगर जोधपुर ( राजस्थान ) 

. 
उसर प्रदेश और बि 

उपनिदेशक , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, वाराणसी जोमल यूनिट, 56 

प्रशांतपुरी ( डी . आई . जी . कालोनी ) वाराणसी - 221002 
अरूणाचल प्रदेश, आसाम , मणिपुर, मेघालय,मिजोरम , नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, उपनिदेशक , स्वापक नियंत्रण ब्यरो, पूर्वी जोनल यनिट 12 कराया 
निपुर बार पश्चिम बंगाल रामन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप संघ रोड़ तीसरी मंजिल , कलकता- 700017 
राज्य क्षल . 


10 


गोवा, गुजरात , महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य और सादर और नागर हवेली उपनिदेशक , स्वापक नियंत्रण : म्यूरो, मुम्बई - जोनल मनिट , एक्सचेंज 
तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र 

विल्डिंग तीसरी मंजिल , स्पाट रोड बैलाई एस्टेट , मुम्बई- 400038 


मात्र प्रदेश, कर्नाटक , केरल और तमिलनाडु राज्य तथा लमहीप - भोर पांडिचेरी 
के संघ राक्पोध । . . 


उपनिदेशक , स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यक्षिण जोनल युनिट 21 और 2 
गोपाल कृष्ण अय्यर रोड, टो नगर, मदास - 800017 
.. [ फा . सं . .1/1/ 91 -एन सी बी --कूई] 

ए . के . श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 


[ 


IL - 63 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


LT 


LLU 


(5) The Consignment Note or the Bill of Entry, as the 
case may be , shall be preserved for a period of two years 
by the consignor and the consignee or importer , as the case 
may be . 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
NARCOTICS CONTROL BUREAU 

ORDER 
New Delhi, the 24th March , 1993 
G .S . R . 295 ( E ).-- - The Central Government being of the 
opinion that having regard to the use of the controlled subs 
tance in the production or manufacture of the narcotic drug 
or psychotropic substance , it is necessary and expenditure so 
to do in the public interest , in exercise of powers conferred 
by Section 9 - A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Subs 
tances Act, 1985 (61 of 1985 ) hereby makes the following 
Order : 


1 . Short title and commencement.- -- (1 ) This Order may be 
called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regu 
lation of Controlled Substance) Order, 1993 . 

(2 ) It shall come into force on the 15th day of April , 
1993 . 


(0 ) No transporter shall carry a consignment of controlled 
substance without a Consignment Nole or Bill of Entry , 

171 The transporter shall produce the Consignment Note 
or Bill of Entry, as the case may he, when required by an 
officer (being an officer superior in rank to a peon , sepoy 
or constable ) of the department of central excise , narcotics, 
customs, revenue intelligence or any other department of 
the Central Government or of the Border Security Force as 
is cinpowered in this behalf by general or special order by 
the Central Government, or any officer (being an officer 
sunerior 10 in rank to a peon , sepoy or constable ) of the 
revenue, drug control, excise , police or any other depart 
ment of a State Government including Union Territory Ad 
ministrtion as is empowered in this behalf by general or 
special order of the State Government including Union Terri 
tory Administration authorised under this clause . 

5 . Bulk selling of controlled substance . Every person 
who sells a controlled substance t a buyer in a transaction 
of one hundred kilograms and above shall sell so only after 
the buyer establishes his identity by production of a docu 
ments like industrial licencc or any registration certificate 
under any law or any other similar documents which esta 
Jishes his identity and upon a declaration being made of 
the purpose for which the controlled substance is being 
purchased . 


2 . Definitions. — ( 1) In this Order unless the context other 
wise requires - - 
(a ) " Act " means the Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances Act, 1985 (61 of 1985) ; 
(b ) “ Form ” means a form appended with this Order ; 
(c) " Controlled Substances" means any substance de 

clared by the Central Government under clauso 

(vii a ) of Section 2 of the Act ; 
(2 ) Words and expressions !ised herein and not defined 
but defined in the Act shall have the meanings respectively 
assigned to them . 

3. Manufacture , distribution , sale, imports , exports and 
consumption of controlled substance.-- -(1 ) Every person wito 
manufactures or distributes or sells or imports or exports 
or consumes any controlled substance shall maintain daily 
- accounts of his activities in Form 1 or Form 2 , as the case 
may be . The records of his activity shall be preserved for 
a period of two years from the date of last entry in the 
register. 

(2 ) He shall report to the Director General, Narcotics 
Control Bureau , Wing No. 5 , West Block - 1 . R . K . Puram . New 
Delhi- 110066 immediately regarding any loss or disappear . 
ance of the controlled substance under his control. 

4 . Transport of controlled substance. - (1 ) A consignment 
of controlled substance shall be moved from one place to 
another place only when it is accompanied by a Consign 
ment Note in Form 3 . 

(2 ) The Consignment Note shall be prepared in triplicate, 
The original and Juplicate copies of the Consignment 
Note shall be sent alongwith the consignment to the 
consignce, who shall return the duplicate cony to the con 
signor for retention after endorsing on the original and dup 
ate copies the particulars of quantity received by him . 

The consignor shall make necessary entries on the 
* cate copy of the Consigninent Note with reference to 
the receipt of the controlled substance indicated on the dur 
licate copy of the Consignment Note . 


6 . Labelling of consignments for export or import . Every 
container or vessel containing a controlled substance in a 
consignment for export or in a consignment which is import 
ed shall be labelled prominently giving details of the name 
and quantity of the controlled substance, name and address 
of the exporter and importer and the consignee if any. The 
documents relating to the import or export of the controlled 
substance such as invoice, cargo manifesta , customs. trans 
port and shipping documents shall contain the details such 
as name of the controlled substance , quantity and the name 
and address of the consignee , exporter and the importer and 
the documents shall be preserved for a period of two years. 


7 . Filing of returns. — (1 ) Every person mentioned in clause 
3 of this Order shall send a quarterly return by registered 
post in Form 4 or Form 5 , as the case may be, to the 
concerned Deputy Director, Narcotics Control Bureau , whose 
ackdressis given in the Form . The quarters for this purpose 
shall be January to March , April to June, July to September 
and October to December. The return shall be despatched 
before the last day of the month following the quarter. 


(2 ) Schools, Colleges, Universities, Government or auto 
nomous institutions, Registered Scientific Societies and Hos 
pitals using the controlled substance for educational, scienti 
fic and analytical purposes are only exempted from main 
taining records as prescribed under ciause 3 and sending 
returns as prescribed under this clause . But they shall comply 
with other provisions of this Order . 


(4) In the case of any consigninent of the controlled suhs 
tance which is imported into India , such consignment from 
the nort of entry to any warehouse or factory or huisiness 
establishment or premise of the importer or consumer, as 
the case may be, shall be accompanied by a Bill of Entry. 


( 3 ) The persons who are to send quarterly returns under 
this clause shall intimate in Form 1 or Form 5, as the case 
may be, to the concerned Deputy Dirc stor , Narcotics Control 
Bureau , whose address is given in the Form upto the 15th 
day of May, 1993 regarding the opening balance of stock 
of the controlled substance possesse l hy him as on the 15th 
day of April . 1993 . The first regular return shall he sent 
for the period from 15th April, 1993 to 30th June, 1993 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


[PART II SEC . 3 (1) ] 


in T 


. 


1 


FORM - I 
REGISTER OF MANUFACTURE OF CONTROLLED SUBSTANCES 

See clause 3) 

Name of the Controlled Substance : : 


Date : 


1 


Handling 
losses, if any 


Quantity in Quantity of 
handma the Substance 
beginning.of .. . manufactured 
the day . . , 


No. 


Details of quantity of the controlled . Total quantity Quantity in 
substance sent out of the factory 

sent out of the hand at the 

- factory . .. close of the day 
$ l. Quantity sent . To whom sent 

(Name and 
in address of the 
- person and" 
- location of the 
premises to be 
given 


Sinema 


Note :: 1. The quantity shall be indicated in -Kilograms, 

2 . This record shall be maintained on day to day basis and entries shall be made for each day the establishment open 

for Work irrespective of whether there are any transactions or not and entries shall be completed for each day before 
the close of the day and incharge of the factory shall initial after the entries. The pages of the register shall contain 

ninning number . 
. .. 3. If more than one controlled substance is dealt with , separate register shall be maintained for cach of such subs 

tances. 


: : 


FORM – 2 
REGISTER OF CONSUMPTION , SALE IMPORT OR EXPORT OF CONTROLLED SUBSTANCE 

(See clause 3) 
Name of the controlled substance : 


Date : . 


Quantity in Details of quantity of the substance received . 
hand at the 

am 
beginging of Si. Quantity . From whom Consignment 
the day : . . No. 

received Note / Bilt of 
(Name-and Entry. Noi 
address of the 
person to 
be given ). 


Details of quantity of the substance Distributed ) Quantity in 
sold / exported /imported /consumed 

hand at the 
-- - 

- - Satuan mayalandan emina close of the 
$ 1. Quantity To whom Consignment day 
No. 

sold /sent/ Note or 
consumed Issue slip 

(Name and no . 
& dress of 
the Person 
and location : 
of the 
premises to be 
given ). 


1 . 


2 


. 


3 . 1 ; . 


4 


. 


3 


. 6 . 


7 


. 


8 . 


. 


Ir. 


. Note : 1 The quantity shall be indicated in Kilogram ." . 

2 . This record shall be maintained on day to day basis ant entries shall be inade for each day the establishment opens 
. for work irrespective of whether there are any tränisaction or not and entries shall be completed for each day before 

the cost of the day and incharge shall initiat after the entries . The pages of the register shall contain running 

namber . . SE - 
- - . 3. If more than one montrolled substance is dealt with separate register shall be maintained for each such substance. 

14. Strikeout whatever is fgapplicable. ; . . 


(ATT II- - BE 3 (i) ] 


777Tel : Harare 


-NU 


1991 


MAM 


WW 


FORM - 3 

CONSIGNMENT NOTE 
( To accompany a consignment of a controlled substance) 

(See clause 4 ) 
Serial No. 

Date and time of despatch of the consignment. 
1. Name and address of consignor 

(manufaturer, dealer, distributor or importer ) 
2 . Name and address of the consignee 

(manufacturer , dealer, distributor or exporter ) 
3 . Central Excise Registration No. or Sales Tax Registration No . or 

Personal Account Number (Income Tax) or Registration No . 
under the shops and Commeriai Establishments Act or Registration : 

No. given by the Department of Industry , if any , of the consignee. 
4 . Description and quantity of the consigomeat -- 


Particulars of the controlled substance 


No . of packages 


Quantity 


Gross Weight 


Net Weight 


. . 


5 . Mode of transport (Particulars of the transporter, Registration number 

of the vehicle , R .R , if the Transport is by Railways or Goods 
Transport; if any ) . 

Signature of the consignor 

with date 
(Name in capital letters ) 


6 . Date and time of receipt by the consignee and his remarks 

Signature of the consignec 

and his remarks, 
Note : 

( 1) This Consignment Note should be serially numbered on annual basis . 
(2) The consignor should record a certificate on the cover page of each book containing Consignment Notes indicating 

the number of pages contained in the Consignment Note -Book . 
( 3) The books containing Consignment Notes used or currently under use shall be produced to the authorised Officer 
whenever called upon . 

FORM 
QUARTERLY RETURN OF MANUFACTURE OF CONTROLLED SUBSTANCE 

(See clause 7) 
Return for the quarter ending OR .. . . . . 
Name of the manufacturer 
Address 
Name of the controlled substance 
Opening balance of the controlled substance at the beginning of 

the quarter . 
5. Details of manufacture and sale 


2 . 


3 . 


Manufacture 


Sale 


mmLm 


Date 


Quantity 


Date 


To whom sold (Name & 
address of the person and 
location of the premises . 


Consignment 
Note No . 


Quantity 


WLwin 


Total : 


Total : 


733 G1 /93 – 2 


THE GAZETTE OP INDEA EXTRAORDINARY 


. 


( PART II - SEC . 3 ( ) ] 


mm 


WALAU 


6 . 


Closing balance at the end of the quarter, 


Certified that the information given below is correct and the relevant records are available with me/us . 


Siggature : 

Name : 
Designation : . 


. . 


Dato : . . . . . . . . . . . . 


Note : 1. The quantity should be indicated in kilograms. 


2 . For each controlled substance, separate Tok * 


be seat. 


.. 


. 


. . 


. .. 


3 . 


This return is to be sent to the concerned Deputy Director, Narcotics Control Bureau whose address is given below : 


- 


- 


- - -- , 


To 


Sl. Area within which the milicer of establishment of the 
-- Mo , mannfacturer, seulet, distributer, importer ar exporter . 

falls 


To whom Quarterly Beturn is to be sent 

. . . . . 


Rama 

States of Haryana , Himachal Pradesh , Punjab and , 
Jammu and Kashmir , the National Capital territory of 
Delhi and the Union territory of Chandigarh . 


- 

- 
Deputy Director, 
Marontin Coptrol Duroa 
Delhi Zonal Upit , Wing No . 7, 
Second Floor, West Block -I, 
R . K . Puram , New Delhi-110066. 


. 


2 . 


State of Rajasthan 


Deputy Director, 
Narcotics Control Bureau , 
Jodhpur Zonal Unit, 
C - 20 , Shastri Nagar , 
Jodhpur (Rajasthan ). 


3. 


States of Uttar Pradesh and Bihar 


" Deputy Director, 

Narcotics Control Burdau , Varanasi Zon Unit, . 

56 -Prashantpuri (DIG Colony), 
... Varanasi-221007 . 


4 . 


States of Arunachal Pradesh Assam Manipur . 
Meghalaya Mizoram Nagaland Oriss a Sikkim 
Tripura and West Bengal and the Union territory of 
the Andaman and Nicobar Islands. 


Deputy Director 
Narcotics Control Bureau . . . 
Eastern Jonal Unit 4 /2 Karaya Road , 
3rd Floor, Calcutta - 700017 . . . 


5. 


States of Goa , Gujarat, Maharashtra , Madhya Pradesh , Deputy Director , 
and the Union terriories of Dadra and Nagar Haveli Narcotics Control Bureau , 
and Daman and Diu . 

Bombay Zonal Unit , 
- Exchange Bldg., 3rd Floor, : . . . . . 

. . . Sprott Road , Ballard Estate, . . . . 
. 

Domanday-400038 . . 


. . 


. . . ... 


etala 


. - . 


4 


US 


V 


. - - 


- 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


6 . . , States of Andhra Pradesh , Karnataka Kerala and 

Tamilnadu and the Union territories of Lakshadweep 
and Pondicherry . 


Deputy Director, ....... 
Narcotics Control Bureau , 
Southern Zonal Unit, 

21 & 22 , Gopala Krishna Iyer Road , 
. 7 . Nagar , Medres - 605017 . . . . . . .. . 


- -- - -- - - - . . . . . . . . . 


. . . . 


. 


. 


( * 


11 


* 


3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM - 5 
QUARTERLY RETURN OF RECEIPT , IMPORT, SALE, CONSUMPTION OR EXPORT OF CONTROLLED 

SUBSTANCE 

( See clause 7) 
Return for the quarter ending on . . . . . . . 
1 . Name of the seller, distributor , cxporter , importer or consumer * 
2. Address 
3 . Name of the controlled substance 
4 . Opening balance of the controlled substance at the beginning of 

the quarter 
5. Details of quantity received and sold , consumed or exported * 


Receipt 


Salc, consumption or export 


Date 


Consigament 
Note No./Bill 
of entry No . 


Quantity 
received 


Received from 
whom (Name 
and address of 
the person ) 


Date 
reccived 


Consignment 
Note No ./Bill 
of Entry No. 


Quantity 

sent or 
consumed 


To whom scnt 
(Name and 
address of the 
person and 
location of the 
premises) 


TUNA 


Tºtal : 


Total : 


RA 


6 . Closing balance at the end of the quarter, 
Certified that the information given above is correct and the relevant records are available with me/ us . 


Signature : 
Name : 
Designation : 


Date : - . 
Note : 1. The quantity should be indicated in kilogram . 

2 . For each controlled substance , seperate return shall be sent, 


3 . * Strike out whichever is not applicable . 
4 . This return is to be sent to the concerned Deputy Director, Narcotics Cyatrol Bureau wha 


address is given below : 


TO whom Quarterly Return is to be sent. 


SI 
No. 


Area within which the office or establishment of the 
manufacturer , seller , distributor , importer or exporter 
falls. 


- 


1 . 


States of Haryana, Himachal Pradesh , Punjab and 
Jammu and Kashmir , the National Capital territory of 
Delhi and the Union territory of Chandigarh . 


Deputy Director, 
Narcotics Control Bureau, 
Delhi Zonal Unit, Wing No . 7 , 
Second Floor, West Block - I, 
R .K . Puram , New Delhi-110066 . 
Deputy Director , 
Narcotics Control Bureau , 
Jodhpur Zonal Unit , 
€ - 20 , Shastri Nagar, 
Jodhpur (Rajasthan ). 


2 . 


State of Rajasthan 


12 - 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART - IL Sec. 3001 


TT 


P 


IL 


- 


- 


- 


- 


- 


3. 


! 


States of Uttar Pradesh and Bihar 

. . Deputy Director, 

Narcotics Control Bureau , 

Yaranasi Zonal Unit , 
: : $ 6 - Prashantpari (DIG Colony ), 

Varanasi- 221002 . * 
States of Anmachal Pradesh , Assam , Manipur, : . Deputy Director, 
Meghalaya , Mizoram , Nagaland , Orissa , Sikkim , 

Narcotics Control Bureau , 
Tripura and West Bengal and the Union territory of Eastern Zonal Unit , . . ! ! 
the Andaman and Nicobar Islands. 

s . 42. Karaya Road , 3rd Floor , air 

i Calcutta - 700017. : 


States of 604 , Gujarat , Maharashtra , Madhya Pradesh Deputy Director, . . 
and the Union territory of Dadra and Nagar Haveli . . - Narcotics Control Bureau , . . . 
and Daman and Diu . 

: , : 

Bonbry Zonal Unit 
. . . Exchange Bldg , 3rd Floor, 

Sprott Road , Ballard Estate , . 

" Bombay 400038. 
States of Andhra Pradesh , Karnataka , Kerala and . Deputy Director, 
Tamilnadu and the Union territories of Lakshadweep " Narcotics Control Bureau, 
and Pondicherry . 

Southern Zonal Unita 
21 & 22 Gupala Krishna Iyer Road, 
T . Nagar, Madras -600017. 


( P . No. 1/1191 - NCB -Coord .) . 
A .K . SRIVASTAVA , Jt . Secy . 


. 
* * * 

. . 


Printed by the Manager, Govt .of India Press Ring Road, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Pubttentions , Datht-110054 , 1993 


. 


